her.. 


M 


Aषा 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र , 1940 ( श० ) 


संख्या- 900 राँची, बुधवार 


19 सितम्बर, 2018 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
27 अगस्त , 2018 


संख्या- 4/ स्था०पद० - 02-04/ 2015 का .- 6480 -- श्री जावेद अनवर इदरीसी, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 845/03, गृह जिला- पलामू), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक उप 
सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 4/ स्था०पद०-02-04/ 2015 का .- 6481 -- श्रीमती निशा तिर्की, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , 
गृह जिला- राँची), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, 
पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्रीमती तिर्की को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् पलामू जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 19 सितम्बर , 2018 
संख्या - 4/ स्था०पद० -02- 04/ 2015 का .- 6482 -- श्री जोसेफ कन्डुलना , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला - सिमडेगा ), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री कन्डुलना को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् लातेहार जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 4/ स्था०पद०-02-04/ 2015 का .- 6483 -- श्री गिरिजा नन्द किस्कु , झा०प्र०से० ( चतुर्थ 
सीमित बैच , गृह जिला- बोकारो), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , चाईबासा , पश्चिमी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II . श्री किस्कू को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् चाईबासा 
( पश्चिमी सिंहभूम ) के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


__ संख्या - 4/ स्था०पद० -02-04/ 2015 का .- 6484 -- श्री किस्टो कुमार बेसरा , झा०प्र०से० ( तृतीय 
बैच, गृह जिला- गिरिडीह ), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री बेसरा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् रामगढ़ जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 4/ स्था०प०-02- 04/ 2015 का .- 6485 -- श्री रवि कुमार आनन्द , झा०प्र०से० (पंचम बैच , 
गृह जिला - हजारीबाग), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं०- 3260 , दिनांक 30 जुलाई , 
18 के द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप अगले आदेश तक इन्हें कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
चाईबासा सदर , पश्चिमी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II . श्री आनन्द को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् चाईबासा सदर 
( पश्चिमी सिंहभूम ) के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 900 - - 50 


